रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003--05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3/ DLON)-04/0009/2003-05 


दिल्ली 


VAR 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


De lhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 14 ] 
No. 14 ] 


दिल्ली , अप्रैल 19 - अप्रैल 25 , 2013 , बृहस्पतिवार / चैत्र 29 - वैशाख 5 , 1935 
DELHI , APRIL 19 - APRIL 25 , 2013 , THURSDAY/CHAITRA 29 – VAISAKHA 5 , 1935 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 14 

IN.C.T.D. No. 14 


भाग--IV 
PART -IV 


- 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications ofDepartments of theGovernment of the National Capital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- I 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


राज्य चुनाव आयोग 

उक्त परिशिष्ट में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में दिये 
आदेश 

गये विवरण के अनुसार जमा नहीं किया है ; 
दिल्ली, 22 अप्रैल , 2013 

4. और जबकि , उक्त प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का 
क्रम सं.रा.चु.आ./ वि . / चुनाव व्यय / एफ 179 / 2012 / लेखा - जोखा नियमावली में यथापेक्षित समय के भीतर तथा पद्धति 
404.--- जबकि दिल्ली के उत्तर/ दक्षिण/ पूर्व नगर निगमों के पार्षदों अनुसार जमा न किये जाने के लिए " कारण बताओ नोटिस जारी 
के चुनाव हेतु आम चुनाव दिनांक 15-04-2012 को हुए तथा किया गया था कि वे अपना स्पष्टीकरण दें और ब्यौरा न देने के 
17-04-2012 के परिणाम घोषणा के साथ प्रत्याशियों को निर्वाचित कारण यदि कोई हो तो , बताने के लिए कहा गया था , जिसकी 
किया गया ; 

सुनवाई के लिए प्रयाप्त रूप में अवसर प्रदान किया गया था ; 
2. और जबकि , दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) 

5. और जबकि , कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में 
चुनाव नियमावली 2012 ( इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है ) 

उपरोक्त अभ्यार्थी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्हें 
के नियम 103 में कहा गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक 

परामर्श दिया गया कि वे अपने चुनाव व्ययों का ब्यौरा 20 दिन के 
प्रत्याशी स्वयं या अपने चुनाव एजेन्ट के माध्यम से चुनाव पर, भीतर आयोग के कार्यालय में जमा करा दें जिसके अनुपालन में 
उसके नामाकन की तिथि से तथा उसके परिणामों की घोषणा के 

वे असफल हुए/ हई । 
बीच किए गए खर्च का अलग सही लेखा - जोखा रखेगा या अपने 
अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेन्ट से रखवाएगा ; 

6. और जबकि , राज्य चुनाव आयोग , मामले के तथ्यों 

तथा परिस्थियों पर संपूर्णता से विचार करने पर संतुष्ट हैं कि उन 
3. और जबकि , इसके साथ परिशिष्ट क के रूप में 

प्रत्याशियों ने जिनके नामों का उपरोक्त परिशिष्ट में उल्लेख किया 
संलग्न तालिका के कॉलम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट चुनाव लड़ने वाले 

गया है , के पास उपरोक्त नियमावली में यथापेक्षित समय तथा 
प्रत्याशियों ने उनके नाम के सामने उक्त परिशिष्ट के कॉलम संख्या 
3 में उल्लिखित नगर निगम वार्ड के चुनाव के बारे में अपना चुनाव 

पद्धति के अनुसार अपने लेखा- जोखा जमा न किये जाने का कोई 

समुचित कारण या औचित्य नहीं था ; 
खर्च का लेखा - जोखा नियम 104 के अन्तर्गत यथापेक्षित रूप में 
1649 DG/ 2013 

( 51) 


- : . :: . ----.. --.......... 


52 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 25, 2013/VAISAKHA 5, 1935 


[ PART IV 


4 


+ 


7. इसलिए नियम 110 के अनुसरण में राज्य चुनाव 
आयोग उक्त प्रत्याशियों को दिल्ली के तीनों नगर निगमों में पार्षद 
चुने जाने के लिए सम्बन्धित प्रत्याशी के नाम के सामने तालिका 
के कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित आदेश की तिथि से छह वर्ष की 
अवधि के लिए अयोग्य घोषित करता है : 


प्रत्येक प्रत्याशी जिनका नाम , परिशिष्ट क में दिया गया 
है , के विषय में जारी राज्य चुनाव आयुक्त का विस्तृत आदेश 
प्रत्येक प्रत्याशी को आयोग के पास उपलब्ध उनके पते पर भिजवा 
दिया गया । 

राकेश मेहता , राज्य चुनाव आयुक्त 


परिशिष्ट क 


क्र.सं. 


उम्मीदवार का नाम वार्ड का नाम और 


धारा 110 के अधीन 


" कारण बताओ " नोटिस 
जारी करने की तिथि 


चुनाव आयोग के आदेश 
द्वारा अयोग्यता की तिथि 


अयोग्यता का कारण 


1 . 


2 . 


3 . 


4. 


5 . 


6 . 


1 . 


अविनाश मिश्रा 


6 - मुकंदपुर 


26-09-2012 


19-02-2013 


अध्यार्थी ने कारण 
बताओ नोटिस का न 
उत्तर दिया न कार्यालय 
में निर्धारित तिथि पर 
उपस्थित हुआ न अपने 
चुनाव व्ययों का ब्यौरा 
दाखिल किया । 


2. 


केदार प्रसाद 


15 - सराय पीपल थला 27-09-12 


-वही 


19-02-2013 


3, 


फूल 

बेबी 


34 -निठारी 


03-10-12 


-वही 


19-02-2013 


4. 


अभय यादव 


36 - प्रेम नगर 


03--10-12 


-वही 


19-02-2013 


5 . 


मीना बेगम 


-वही 


19-02-2013 


6. 


मुन्नी देवी 


-वही 


19-02-2013 


7. 


मूल चन्द 


-वही 


20-02-2013 


38 - मंगोल पुरी ( उत्तर ) 03-10-12 
38 - मंगोल पुरी ( उत्तर ) 03-10-12 
39 - सूलतान पुरी 03-10-12 
40 - सूलतान पुरी दक्षिण 03-10-12 
67 - वजीर पुर 03-10-12 
68 - अशोक विहार 03-10-12 


8. 


-वही 


20-02-2013 


अंजू 
बाल किशन मेहर 


9 . 


-वही 


20-02-2013 


10. 


कमलेश 


-वही 


20-02-2013 


11. 


अमीना बेगम 


81 - मिन्टो रोड 


04-10-12 


-वही 


20-02-2013 


12. 


बी.कंजाना 


135 - ककरौला 


09-10-12 


-वही 


21-02-2013 


13. 


जसवंत कौर 


136 - मटीयाला 


09-10-12 


-वही 


21-02-2013 


14. 


अभिनिश 


192 - ग्रेटर कैलाश -1 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


15 . 


देवेन्द्र सिंह 


192 - ग्रेटर कैलाश -1 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


16. 


अनिल कुमार 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


17 . 


मोनिका सारिया 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


श्रीमती रहमत 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


18. 
.. 


214-खिचड़ी पुर 
215 - कोन्डली 
231 - घोंन्डली 
245- दुर्गा पुरी 
254 - ब्रहम पुरी 
258 - कर्दम पुरी 


19. 


राकेश कुमार 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


20. 


श्रीकिशन 


11-10-12 


-वही 


21-02-2013 


21 , 


हुस्न बानो 


10-10-12 


-वही 


21-02-2013 


PART IV 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : APRIL 25, 2013 /VAISAKHA 5 , 1935 


53 


STATE ELECTION COMMISSION 

ORDER 
Delhi, the 22nd April, 2013 
No. SEC /LAW / E. / F - 179 / 2012 / 404. — Whereas 
GeneralElection , 2012 for election of Councillors to North / 
South / East Municipal Corporation of Delhi was held on 
15-04-2012 and the candidates were elected with 
declaration ofresults of 17-04-2012 ; 

2. And whereas Rule 103 of the Delhi Municipal 
Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 
(hereinafter called the rules ) prescribes that every candidate 
at an election to a ward shall, either by himself or by his 
election agent, keep a separate and correct account of all 
expenditure in connection with the election incurred or 
authorized by his election agent between the date on which 
he/ she has been nominted and the date of declaration of 
the result; 

3. And whereas the contesting candidates specified 
in column No. 2 of the table attached hereto as Annexure 
A for election to the Municipal wards mentioned in column 
No.3 of the said Annexure against their respective names 
failed to lodge account of their election expenses, as 
required under Rule 104 ibid , as per reasons shown in 
column No.5 of the said Annexure against their respective 
names ; 


lodge the accountof election expenseswithin the time and 
in the manner required by the rules, and they were also 
given reasonable and adequate opportunity of being heard ; 

5. And whereas the said candidates attended this 
office on the date ofhearing in response to the said " Show 
Cause Notice " and he /she was advised to file account of 
Election Expenses now within 20 days where he /she has 
failed to comply so far ; 

6. And whereas the State Election Commission , after 
considering facts and circumstances of the case in totality, 
was satisfied that the candidates , whose names appear in 
the aforementioned Annexure , have no good reason or 
justification for the failure to file the account within time 
and in the manner required by the aforesaid rules ; 

7. Therefore , in pursuance of Rule 110 , the State 
Election Commission declares the said candidates to be 
disqualified for being chosen as a Councillor of any of the 
three Municipal Corporations of Delhi for a period of six 
years from the date of the order mentioned in column No.6 
of the table against names of the respective candidates ; 

Detailed order passed by State Election Commission 
in respect of each of the candidates, whose names appear 
in Annexure A " has also been sent to the individuals 
concerned at their respective addresses available on record 
of the Commission . 

RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


1 


4. And whereas Show Cause Notice was issued to 
the said candidates to explain reason , if any, for failure to 


... 


ANNEXURE A 


! 


S.No. Name of the 

candidate 


Number and name 

of ward 


Date of issue of Show 
Cause Notice 


Ground for 
disqualification 
under Rule 110 


Date of Order of 
disqualification 
by Election 
Commission 


2 


1 


3 


4 


5 


6 


1 


6 -MUKUNDPUR 


26-09-2012 


The candidate did not 
respond to the Show 
Cause Notice sent by 
Commission and has 
no good reason or 
justification for the 
failure to file the 
account 
-do 


AVINASH 
MISHRA 


19-02-2013 


2 


19-02-2013 


KEDAR 
PRASAD 


15 - SARAI PIPAL 27-09-2012 

THALA 


54 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 25 , 2013 / VAISAKHA 5 , 1935 


[PART IV 


2 


3 


4 


5 


6 


1 

3 


PHOOL BABY 


34 - NITHARI 


03-10-2012 


19-02-2013 


The candidate did not 
respond to the Show 
Cause Notice sent by 
Commission and has 
no good reason or 
justification for the 
failure to file the 
account 
-do 


4 


19-02-2013 


ABHAY YADAV 36 - PREM 

03-10-2012 

NAGAR 
MEENA BEGUM 38 -MANGOLPURI 03-10-2012 

NORTH 


5 


. -do 


19-02-2013 


6 


MUNNI DEVI 


38 -MANGOLPURI 03-10-2012 

NORTH 


-do 


19-02-2013 


7 


MOOL CHAND 


39 - SULTAN PURI 03-10-2012 


. -do 


20-02-2013 


ANJU 


03-10-2012 


-do 


20-02-2013 


40 - SULTANPURI 

SOUTH 
67 WAZIRPUR 


9 . 


03-10-2012 


BAL KISHAN 
MAHAR 


-do 


20-02-2013 


10 


KAMLESH 


03-10-2012 


68 - ASHOK 

VIHAR 


-do 


20-02-2013 


11 


AMINA BEGUM 81 - MINTO ROAD 04-10-2012 


-do 


20-02-2013 


12 


B. KANJANA 


135 - KAKRAULA 09-10-2012 


-do 


21-02-2013 


13 


136 - MATIALA 


09-10-2012 


-do 


21-02-2013 


JASWANT 
KAUR 
ABHNEESH 


14 


10-10-2012 


. -do 


21-02-2013 


192 -GREATER 

KAILASH - I 
192 - GREATER 

KAILASH - 1 


15 . 


DEVENDER 
SINGH 


10-10-2012 


.- do 


21-02-2013 


16 


ANIL KUMAR 


10.10.2012 


-do 


21-02-2013 


214 - KHICHRI 

PUR 


17 


215 - KONDLI 


10-10-2012 


MONIKA 
SARIYA 


-do 


21-02-2013 


18 


SMT. RAHMAT 231 - GHONDLI 


10-10-2012 


: -do 


21-02-2013 


19 . 


245. DURGA PURI 10-10-2012 


-do 


RAKESH 
KUMAR 


21-02-2013 


20 


SHRIKRISHNA 254 - BRAHAM 

PURI 


11-10-2012 


-do 


21-02-2013 


21 


HUSAN BANO 


11-10-2012 


.- do 


21-02-2013 


258 - KARDAM 

PURI 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


